रजिस्ट्री सं० डी - 212 


REGISTERED No. D - 22 . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- . 


- - 


- . 


- - - - - 


- 


- - - 


. . 


सं० 15 ] 
No. 15 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , अप्रैल 13, 1974 ( चैत्र 23, 1896 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13 , 1974 (CHAITRA 23 , 1896 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compilation . 


नोटिस 
NOTICE 


नीचेलिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 19 73 तक प्रकाशित किए गए है 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 28th February 1973 : --- 
अंक संख्या और तिथि द्वारा जारी किया गया 

विषय 
Issue No . __ No . and Date Issued by 

Subject 


- - --- शू न्य - - 
____ - Nil - --- 


ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग -पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांग -पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपनों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं । 

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Public 
cations, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date 
of issue of these Gazettes. 

( 405 ) 


-- - - - - 


- 


- - - 


67 


406 

THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 13, 1974 ( CHAITRA 23, 1896 ) [ PART I _ SEC. 1 
- -- - - - - - - -- 

विषय - सूची 
भाग I - - खंड 1 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) पृष्ठ भाग II- खंड 3--- उपखंड ( ii ) - ( रक्षा मंत्रा 

पृष्ठ 
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 

लय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिप्तर नियमों , 

और ( संघ - गज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
विनियमों तथा प्रादेशों और संकल्पों से 

छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा विधि 
सम्बन्धित अधिसूचनाएं 

405 

के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 
भाग I - - खंड 2 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

प्रादेश और अधिसूचनाएं . . 983 
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 

भाग II - - खंड 4 - -रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

सूचित विधिक नियम और प्रादेश 

127 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नप्तियों , 

भाग III - खंड 1 - - महालेखा परीक्षक, संघ लोक 
छुट्टियों प्रादि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 

577 

सेवा आयोग , रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों 
भाग [ - - खंड 3 -- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 
गई विधितर नियमों , विनियमों , प्रादेशों 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 2353 
और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 

भाग III - - खंड 2 - एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 
भाग I -- - खंड 4 - - रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 207 
गई अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , 

भाग III -- - खंड 3- -- मुख्य प्रायुक्तों द्वारा या 
उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं _ 15 

15 
छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 433 

भाग III ---- खंड 4----विधिक निकायों द्वारा जारी 
भाग II ... खंड 1 -- अधिनियम , अध्यादेश और 

की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधि 
विनियम . . 

सूचनाएं , आदेश , विज्ञापन और नोटिस 
भाग II -- खंड 2 - - विधेयक और विधेयकों संबंधी 

शामिल है . . 

133 
प्रवर समितियों की रिपोर्ट 

भाग IV - गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर 
भाग II --- खंड 3 --- उपखंड ( i) ---( रक्षा मंत्रालय 

सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस . 
को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रा 

पूरक संख्या 15 --- 
लयों और ( संघ - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 

6 अप्रैल, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी 

की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट 

415 
किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 

23 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह 
जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें 

के दौरान भारत में 40, 000 तथा उससे 
साधारण प्रकार के प्रादेश , उप-नियम 

अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी 
पादि सम्मिलित हैं ) 

873 बीमारियों से हुई मृत्यु -संबंधी प्रांकड़े 

431 
CONTENTS 
PART I - SECTION 1 . - Notifications relating to Non 

PAGE 

PART II ... - SECTION 3 . - SUR, SEC . ( ii ) . - Statutory PAOE 
Statutory Rules . Regulations . Orders and 

Orders and Notifications issued by the 
Resolutions issued by the Ministries of the 

Ministries of the Government of India 
Government of India ( other than the 

( other than the Ministry of Defence ) and 
Mioistry of Defence ) and by the Supreme 

by the Central Authorities (other than the 
Court 

. . . . 405 

Administrations of Union Territories ) . . 983 
PART I - SECTION 2. - - Notifications regarding Ap 

PART II - SECTION 4 . - Statutory Rules and Orders 
pointments . Promotions , Leave etc. of 

notified by the Ministry of Defence . 127 
Government Officers issued by the Minis 

PART III - SECTION 1 . -. - Notifications issued by the 
tries of the Government of India ( other 

Auditor General, Union Public Service 
than the Ministry of Defence ) and by the 

Commission, Railway Administration, High 
Supreme Court 

Courts and the Attached and Subordinate 
PART I - SECTION 3 . — Notifications relating to Non 

Offices of the Government of India 

2353 
Statutory Rules , Regulations, Orders and 

PART III - - SECTION 2 . -- - Notifications and Notices 
Resolutions issucd by the Ministry of 

issued by the Patent Offices, Calcutta . . 207 
Defence 

PART IJI - SECTTON 3 . - Notifications issued by or 
. . 
PART 1 - SECTION 4 . - Notifications regarding Ap 

under the authority of Chief Commis 
Rioners 

15 
pointments, Promotions, Leave etc . of 

PART III ..... SECTION 4. . - Miscellaneous Notifications 
Officers issued by the Ministry of Defence , 

including Notifications , Orders, Advertisc 
PART II — SECTION 1 - Acts, Ordinances and Regu 

ments and Notices issued by Statutory 
fations 

Bodies 

133 
PART II . .. SECTION 2 . - Bills and Reports of Select 

P ( 89 IV - - Advertisements and Notices by Private 
Committecs on Bills . . 

Individuals and Private Bodies . 
PART II - SECTION 3 ...- SUR. SEC. ( i) . General Sta 

SUPPLEMENT No. 15 
tutory Rules ( including orders , bye - laws 

Weekly Epidemiological Reports for week ending 
etc ., of general character ) issued by the 

16th March, 1974 

415 
Ministries of the Government of India 

Births ani Deaths from Principal diseases in 
( other than tho Ministry of Defence ) and 

towns with a population of 30 ,000 and 
by Central Authoritics (other than the 

over in India during week ending 
Administrations of Union Territories ) . . 873 

23 March 1974 

431 


577 


PART I -- SEc. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 13, 1974 (CHAITRA 23, 1896 ) 


407 


भाग I - - खण्ड 1 

___ PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा 

आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court 


राष्ट्रपति सचिवालय 

शुद्धि पत्र 
नई दिल्ली , दिनांक 3 अप्रैल 1974 
सं० 46-प्रेज / 74-- -- शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 
1974 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रका 
शित इस सचिवालय की अधिसूचना सं0 3 1-प्रेज / 74, दिनांक 
26 जनवरी , 1974 ( हिन्दी ) में शुद्धि करने हेतु : - - 
__ वास्ते " कर्नल दियाल चन्द सचदेव ( एम०प्रार०- 334 ), 
ए०एम०सी० , ( संवा निवृत ) " 

पढ़े “ कर्नल दियाल चन्द सचदेव ( एम०पार०- 334) , ए० 
एम०सी० ” 

सं० 47- प्रेज / 74- - - शनिवार , दिनांक 23 मार्च, 
1974 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित इस 
सचिवालय की अधिसूचना सं० 30-प्रेज / 74, दिनांक 26 
जनवरी, 1974 ( हिन्दी ) में शुद्धि करने हेतु : - - 
वास्ते “मेजर जनरल रविन्द्र नाथ डोगरा (डी०आर० 
10003 ) ” 
पके "मेजर जनरल रविन्द्र नाथ डोगरा ( डी०आर० - 10003) " 

अशोक मित्र , राष्ट्रपति के सचिव 


2. मूल्य निर्धारण समिति उपरोक्त नियंत्रण प्रादेश के 
परिचालन के दौरान , दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मेरठ तथा 
बुलन्दशहर जिलों के दुग्ध उत्पादकों को दिए जाने वाले 
दुध के मूल्य का निर्धारण करेगी । समिति मूल्य के निर्धारण 
में इस बात को सुनिश्चित करेगी कि बाजार के वर्तमान रुख 
के अनुसार दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिया 
जाए तथा उपरोक्त आदेश की घोषणा के फलस्वरूप कृत्रिम 
परिस्थितियों द्वारा मूल्य पर कोई प्रभाव न पड़े । 

3. उत्पादकों को अदा किए जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध 
में समिति का निर्णय दिल्ली दुग्ध योजना को मान्य होगा । 

4. समिति का मुख्यालय मेरठ में होगा । समिति समय 
समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय की गई तिथियों पर अपनी 
बैठक करेगी । उपरोक्त नियंत्रण प्रादेश की समाप्त होने 
की तिथि से यह समिति विघटित समझी जायेगी । 

आवेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति निम्नलिखित 
को भेजी जाये : - - 

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ । 
2 . सचिव , उत्तर प्रदेश सरकार , सहकारिता ( ख ) 

विभाग , लखनऊ । 
3. प्रायुक्त , मेरठ प्रभाग, मेरठ । 
4. निदेशक , ( पशुपालन तथा राज्य सम्पर्क ) , कृषि 
___ मंत्रालय ( कृषि विभाग ), कृषि भवन , नई दिल्ली । 
5. अध्यक्ष , दिल्ली दुग्ध योजना , नई दिल्ली । 
6. पशु-पालन निदेशक , उत्तर प्रदेश , लखनऊ । 
7. निदेशक , दुग्ध शाला विकास सहकारी समितियां , 
__ उत्तर प्रदेश , लखनऊ । 
यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

आई० जे० नायडू, अपर सचिव 


कृषि मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1974 

संकल्प 
सं० 160 12/ 1/ 74-एल० डी०- 1 - -दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्द 
शहर दूध तथा दुग्ध उत्पाद नियन्त्रण प्रादेश , 1974 की 
घोषणा के फलस्वरूप , भारत सरकार ने श्रादेश की अवधि 
अर्थात् 1 - 4 - 74 से 31- 7- 74 तक के लिए , निम्नलिखित सदस्यों 
की एक मूल्य निर्धारण समिति का गठन करने का 
निर्णय किया है : - - 
1. आयुक्त , मेरठ प्रभाग, मेरठ । 

अध्यक्ष 
2 . अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना , नई दिल्ली । सदस्य 
3. निदेशक ,( पशुपालन तथा राज्य सम्पर्क ) , 

कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ) , नई 
दिल्ली । 

सदस्य 
4 . पशु -पालन निदेशक , उत्तर प्रदेश , लखनऊ । सदस्य 
5 . निदेशक , दुग्ध शाला विकास , सहकारी समि 
तियां , उत्तर प्रदेश । 

सदस्य 
सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 30 मार्च 1974 

शुद्धि पत्र 
सं० 19- 34/ 71- एफ० वाई ( पी०- 1 ) /टी0- 1 -- केन्द्रीय मा . 
त्स्यकी बोर्ड के गैर- सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के 
सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय की दिनांक 22 सितम्बर , 1973 
की इसी संख्या की अधिसूचना में निम्न प्रकार से संशोधन 
किया जाता है । 


ANT 


408 

- - 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 13, 1974 (CHAITRA 23, 1896 ) 


[ PART I . SEC . 1 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - - -- - 


विद्यमान 


संशोधित 


शिक्षा , समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय 

( शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली- 1 , दिनांक 1974 

संकल्प 
सं० ई० 110 15/ 1/ 73 -सी०डी - एन० - - इस मंत्रालय के सम 
संख्यक संकल्प दिनांक 12 दिसम्बर , 1973 जिसके द्वारा सरकारी 
काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में इस मंत्रालय 
को सलाह देने के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति स्थापित 
की गई है , में आंशिक संशोधन करते हुए , एतद्द्वारा लोक 
सभा के एक सदस्य के रिक्त स्थान पर श्री रामसहाय 
पाण्डे , संसद् सदस्य को उक्त समिति के सदस्य के रूप में 
मनोनीत किया जाता है । 


मद सं० 10 श्री श्यामानन्द पंडित , श्री श्यामा नन्द पंडित 

__ सदस्य विधान सभा 
मद सं० 11 कर्नल हेरी नडोऊ श्री जी० अहमद प्राफ 

गुलाम मोहिउद्दीन एण्ड 

सन्स , श्रीनगर ( कश्मीर ) 
दिनांक 8 अप्रैल 1974 
सं० 8- 3/ 73-एफ वाई (टी०-1 ) - ~- राष्ट्रपति खाद्य तथा 
कृषि मंत्रालय , कृषि विभाग के 1 अप्रैल , 1958 के संकल्प 
संख्या 12- 24/ 57- एफ०वाई ० ( डी . ) के आंशिक संशोधन और 
इस मंत्रालय की 3 जनवरी , 1974 की इसी संख्या की अधि 
सूचना के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय मात्स्यकी 
बोर्ड के सदस्य के तौर पर नामित करते हैं : - - 

1. मात्स्यकी के इन्चार्ज मंत्री, हिमाचल प्रदेश , शिमला । 
2. मास्स्यकी के इन्चार्ज मंत्री, मणिपुर , इम्फाल । 
3. मात्स्यकी के इन्चार्ज मंत्री, मेघालय, शिलांग । 
4. मात्स्यकी के इन्चार्ज मंत्री, नागालैण्ड , कोहिमा । 
5. मात्स्यकी के इन्चार्ज मंत्री , त्रिपुरा , अगरतल्ला । 
6. मुख्य प्रायुक्त , अंडमान और नीकोबार द्वीपसमूह, 

पोर्ट ब्लेअर । 
7. प्रशासक , लक्ष द्वीप , कोजीकोड । 
8. विकास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 
9. मुख्य प्रायुक्त , चंडीगढ़ प्रशासन , चंडीगढ़ । 
10. मुख्य प्रायुक्त , अरुणाचल प्रदेश , शिलांग । 
11. विकास प्रायुक्त , मिजोरम, ऐजायल । 
12. अध्यक्ष समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण , 
एर्नाकुलम । 

एस० पी० बालसुब्रह्मण्यम , संयुक्त सचिव 


आवेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक -एक प्रति सभी 
राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों , प्रधानमंत्री 
सचिवालय , मंत्री मंडल सचिवालय , संसदीय कार्य विभाग , 
लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , आयोजना 
आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय , नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , 
मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी तथा भारत सरकार के 
सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण 
की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 

एन० के० सेठ, निदेशक ( प्रशासन ) 


कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक 27 मार्च 1974 
सं० 30 ( 3) / 74-सी०डी०एन०- 1 -- भारतीय कृषि अनु 
संधान परिषद् की नियमावली के नियम 34 ( VII ) के उप 
बधों के अधीन , विज्ञान और तकनीकी राष्ट्रीय समिति , 
विज्ञान और तकनीकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू महरौली 
रोड़, नयी दिल्ली - 29 के , परियोजना समन्वयक श्री ए० 
आर० नटेसा अय्यर को दिनांक 3- 4- 1974 से 3 वर्ष की 
अवधि के लिए या उनके स्थान पर विज्ञान और तकनीकी 
विभाग द्वारा उनके उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने तक , 
इनमें जो भी पहले हो , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 
के शासी-निकाय का सदस्य मनोनीत किया जाता है । 

एम० डी० पाण्डे, अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 2 अप्रैल , 1974 

शुद्धिपत्र 
विषय : - - उर्दू की उन्नति की समिति 

सं० एफ० 15-25/ 72- एल०-1 /उर्दू सैल - - समसंख्यक शुद्धि 
पत्र , दिनांक 21 फरवरी , 1973, 6 जुलाई , 1973, 26 
सितम्बर , 1973, 3 नवम्बर , 1973 , और 29 दिसम्बर , 
1973 द्वारा संशोधित संस्कृति विभाग के संकल्प सं० एफ० 
15- 25/ 72- एल 0 - 1 दिनांक 5 मई , 1972 में निम्नलिखित 
और संशोधन किया जाता है :- - 
पैरा- 7 के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाए । 

समिति को अपनी रिपोर्ट 30 जून , 1974 तक सरकार 
को पेश कर देनी चाहिए । 

आवेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प के संशोधन की प्रतियां 
समिति के सभी सदस्यों , अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग, सभी कुलपतियों , निदेशक , केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय , 
प्रधानमंत्री सचिवालय , संसदीय कार्य विभाग , लोक सभा सचि 
वालय , राज्य सभा सचिवालय , आयोजना आयोग , राष्ट्रपति 
सचिवालय तथा सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार 
के सभी विभागों को भेज दी जाएं । 


PART I - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 13, 1974 ( CHAITRA 23, 1896 ) 


409 


यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प के शुद्धिपत्र 
को भारत के राजपन्न में , सर्वसाधारण की सूचना के लिए 
प्रकाशित कर दिया जाए । 

एस० के० चतुर्वेदी , उप - सचिव 


पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय 

पर्यटन विभाग 
नई दिल्ली- 1, दिनांक 27 मार्च 1974 

संकल्प 
सं० 5 टी०एच०एल० ( टी . एफ० )/ 72 - देश में होटल 
उद्योग के लिए अपेक्षित स्तर के होटलों के निर्माण , और 
पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची पर मौजूदा होटलों का 
नवीकरण , विस्तार और सुधार करने हेतु व्याजदेय ऋणों के 
रूप में आर्थिक सहायता का एक विशिष्ट साधन प्रदान करने 
के उद्देश्य से एक होटल विकास ऋण योजना संकल्प सं० 
5 -टी०एच०- 1 ( 35 )/ 67 दिनांक 19 अप्रैल , 1968 द्वारा 
भारत सरकार राजपत्र सं० 18 दिनांक 4 मई , 1968 में 
अधिसूचित की गई थी । यह निश्चय किया गया है कि इस 
योजना से सम्बन्धित कार्य , दिनांक 11 जनवरी , 1974 
से , भारत औद्योगिक वित्त निगम को हस्तान्तरित कर दिया 
जाए । 

आदेश 
यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी 
सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए और इसे भारत के राज 
पत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए । 

अजीत मजूमदार, पदेन अतिरिक्त सचिव 


सिंचाई और विद्युत मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 1974 

संकल्प 
मं० 42 ( 29)/ 73-पी०ई० - - इस मंत्रालय के संकल्प सं० 
42 ( 29) / 73-पी०ई० दिनांक 21- 1 -1974 में निम्नलिखित 
संशोधन कर दिये जाएं :-- - 

1 . पैरा 2 के अन्तर्गत मद सं० 7 में " सचिव " के स्थान पर 
__ " सदस्य सचिव " पढ़िए । 
2. वर्तमान पैरा 3 ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित को रखिए : 
“( 1 ) असम ,बिहार , मणिपुर , मेघालय , नागालैण्ड, उड़ीसा , 
त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यों और अरुणाचल 
प्रदेश तथा मिजोरम के संघ शासित राज्य क्षेत्रों में ग्राम 
विद्युतीकरण के मामले में की गई प्रगति का पुनरावलोकन 
करना । " 


आवेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां असम , 
बिहार, मणिपुर, मेघालय , नागालैण्ड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम 
बंगाल की राज्य सरकारों तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजो 
रम के संघ शासित राज्य क्षेत्रों में सूचनार्थ भेज दी जाएं । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 

सी० सी० पटेल , अतिरिक्त सचिव 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

CORRIGENDA 


New Delhi, the 3rd April 1974 


No , 46- Pres./ 74. - In this Secretariat Notification No . 
31 - Pres. / 74 , dated the 26th January , 1974. ( English ver 
sion ) published in Part I , Section 1 of the Gazette of 
India, dated the 23rd March , 1974 : 


For " Colonel DIYAL CHAND SACHDEVA ( MR . 

334 ) AMC ( Retd ) " 
Read " Colonel DIYAL CHAND SACHDEVA ( MR 

334 ) AMC. " 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURE ) 
New Delhi , the 8th April 1974 

RESOLUTION 
No . 16012 / 1 / 74 - LDI . -- - Consequent on the promulgation 
of the Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk 
Products Control Order , 1974 , the Government of India 
have decided to constitute a Price Fixation Committee 
for the duration of the order i . e . from 1 -4 - 1974 to 
31 - 7 - 1974 with the following membership :-- 

Chairman 
( 1 ) Commissioner , Mecrut Division, Meerut . 

Members 
( 2 ) Chairman , Delhi Milk Scheme, New Delhi. 
( 3 ) Director ( Animal Husbandry & State Liaison ) , 

Ministry of Agriculture (Department of Agri 

culture ) , New Delhi . 
( 4 ) Director of Animal Husbandry, U . P., Luck 
now . 

Member - Secretary 
(5 ) Director, Dairy Development Cooperative So 

__ _ cieties , Uttar Pradesh. 
2 . The Price Fixation Committee shall determine the 
price of the milk to be paid by the Delhi Milk Scheme 
to thc milk producers of the districts of Meerut and 
Bulandshahr during the operation of the control Order 
mentioned abovc . In determining the price, the Com 


No. 47- Pres . / 74, - In this Secretariat Notification No . 
30 - Pres . / 74, dated the 26th January , 1974 , ( English ver 
sion ) published in Part I, Section 1 of the Gazette of 
India, dated 23rd March, 1974 : 


For 


Major General RAVINDRA NATH DOGRA 
( DR 10003 ) 


Read Major General RAVINDER NATH DOGRA 

( DR 10003 ) 


A, MITRA, Secy . to the President 


= 


= 


410 

THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 13 , 1974 (CHAITRA 23 , 1896 ) PART I- Sec . 1 

Saa 
mittee will try to ensure that the milk producers will be 

6 . Chief Commissioner, Andaman and Nicobar 
paid u fair price for milk in line with thc prevailing 

Islands , Port Blair . 
market trend and that the price will not be affected by 

7 . The Administrator, Lakshadweep , Kozhikode . 
the artificial conditions resulting from the promulgation 
of the Order referred to above . 

8 . The Development Commissioner , Delhi Adminis 

tration , Delhi. 
3 . The decision of the Committee as regards the price 

9 . The Chief Commissioner, Chandigarh Adminis 
payable to the producers shall be binding on the Delhi 
Milk Scheme. 

tration , Chandigarh , 
4 . The headquarters of the Committee will be at 

10 . The Chief Commissioner, Arunachal Pradesh , 
Meerut. The Committed may mect periodically on such 

Shillong . 
dates as may be decided by the Chairman , The Com 

11. The Development Commissioner, Mizarum , 
mittee will stand dissolved on the date of the expiry of 

Aizawal. 
the Control Order mentioned ubove . 

12. The Chairman , Marine Products Export Deve 
ORDER 

lopment Authority , Ernakulam . 

S. P . BALASUBRAHMANYAN , Jt. Secy , 
ORDERED that a copy of the Resolution bc communi 
cated to : 

(1 ) Chief Secretary, Government of U . P . , Lucknow . 

( 2 ) Secrclary to Govt. of U .P ., Cooperative ( B ) ( DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH 
Deptt., Lucknow ( U . P . ) . 

AND EDUCATION ) 
( 3 ) Commissioner, Mecrut Division , Meerut, 

New Delhi, the 27th March 1974 
(4 ) Director ( Animal Husbandry & State Liaison ) , 

No. 30 ( 3) / 74- Cdn.l. — Under the provision of Rule 34 
Ministry of Agriculture ( Deptt , of Agriculture ), Krishi 

( vii ) of the Rules of tho Indian Council of Agricultural 
Bhavan , New Delhi. 

Research , Shri A . R . Natesa Iyer, Project Coordinator , 
( 5 ) Chairman , Delhi Milk Scheme, New Delhi. 

National Committee on Science & Technology , Depart 
( 6 ) Director of Animal Husbandry , U . P . , Lucknow . 

ment of Science & Technology , Technology Bhavan , New 

Mehrauli Road , New Delhi-29 , has been nominated as a 
( 7 ) Director, Dairy Development Cooperative Socie member of the Governing Body of the Judiun Council of 
ties, Uttur Pradesh , Lucknow . 

Agricultural Research for a period of three years with 

effect from 
ORDERED also that the Resolution be published in the 

the 3rd April , 1974 or till such time ay his 

successor is nominated thereon , by the Department of 
Gazette of India for general information . 

Science & Technology , whichever is earlier , 
1. J. NAIDU , Addl. Secy . 

M . D . PANDE, Under Secy. 


New Delhi, the 30th March 1974 

CORRIGENDUM 
No . 19 - 34 /71- Fy ( P - 1 ) / T - I. - Government of India , 
Ministry of Agriculture Notification of even No. 
dated 22nd September , 1973 regarding nomination 
of non - official members of the Central Board of Fisheries 
revised us under : 

For Item No. 10 Shri Shyama Nand Pandit , M .L . A . 
Reud Shri Shyama Nand Pandit. 
For Item No. 11 Col. Hurry Nadu 
Read Shri G . Ahmed of Ghulam Mohy -ud - Din and 

Sons , Srinagar (Kashmir ) . 


The 8th April 1974 
No. 8 / 3 - 73 - Fy ( T - 1 ) . In partial modification of the 
Ministry of Food and Agriculture , Department of Agri 
culture Resolution No. 12 -24 / 57 -Fy ( D ) dated the 1st 
April , 1958 and in continuation of this Ministry s Notif 
cation of even number dated the 3rd January , 1974 , the 
President is plcased to nominate the following as mem 
bers of the Central Board of Fisheries : 

1. Minister Incharge of Fisheries , Himachal Prudesh , 

Simla . 
2 . Minister Incharge of Fisheries , Manipur, Imphal. 
3. Minister Incharge of Fisheries , Meghalaya, 

Shillong 
4 . Minister Incharge of Fisheries , Nagaland , 

Kohima. 
5. Minister Incharge of Fisheries, Tripura , Agurtala . 


MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE 

( DEPARTMENT OF EDUCATION ) 
New Delhi, the 2nd April 1974 

CORRIGENDUM 
SUBJECT : - Committee for Promotion of Urdu 

No. F . 15- 25 / 72-L . I. / Urdu Cell. - The Resolution No. 
F . 15 - 25 / 72 - L . ), dated 5th May , 1972 of the Department 
of Culture as amended vide Corrigenda of even number 
dated 21st February, 1973 , 6th July , 1973 , 26th Septem 
ber, 1973 , 3rd November, 1973 and 29th December, 1973 
is further amended as under — 
Para 7 

Substitute hy the following : 
The Committee should submit its report to the Govern 
ment by 30th June, 1974 . 

ORDER 
ORDERED that copies of the Corrigendum to the Reso 
lution be communicated to all members of the Committee , 
Chairman , University Grants Commission , All Vice- Chan . 
cellors , Director, Central Hindi Directorate , Prime Minis 
ter s Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, 
Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning 
Commission , President s Secretariat, and all State Govern . 
ments , Ministries and Departments of the Government of 
India , 

ORDERED also that the Corrigendum to the Resolution 
be published in the Gazette of India for general informa. 
tion . 


S . K . CHATURVEDI, Dy . Secy 


PART 1 - Sec . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 13 , 1974 ( CHAITRA 23, 1896 ) 

411 
- = - - = = - - - 

- - - - = = = - 

- - - - - - - -- - - - - - - -- 
New Delhi- 1 , the 9th April 1974 

ORDER 
RESOLUTION 

ORDERED that a copy of the Resolution be communi 

cated to all concerned and that it be published in the 
No. E . 11015 / 1 / 73 - CDN . - In partial modification of 

Gazette of India for general information . 
this Mtnisiry s Resolution of even number dated 12 - 12 - 73 , 
setting up a Hindi Salahakar Samiti to advise this Ministry 

AJIT MOZOOMDAR , Ex - Officio Addl Secy . 
on progressive use of Hindi in the transaction of official 
business , it is hereby resolved to nominate Shri Ram Sahai 
Pandey, M . P . as member of the said Samiti against the 
vacancy of an M . P . from Lok Sabha . 
ORDER 

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 
ORDERED that a copy of this Resolution be com 
municated to all State Governments and Union Territory 

New Delhi, the 29th March 1974 
Administrations , Prime Minister s Secretariat, Cabinet 
Secretariat , Department of Parliamentary Affairs, Lok 

RESOLUTION 
Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, 
Planning Cominission , President s Secretariat, 

No . 42 ( 29 ) / 73 - P . E . - In this Ministry s Resolution No . 
Comptroller and Auditor General, Chief Pay and 42 ( 29 ) / 73 - P . E . , dated the 21st January , 1974 the follow 
Accounts Office and all Ministries and Departments of 

ing amendments may be made : - - 
the Government of India , 

( 1 ) Against item No. 7 under para 2 read Member 
ORDERED also that the Resolution be published in 

Secretary for Secretary . 
the Guzette of India for general information . 

( 2 ) Substitute the following for the existing 
N . K . SETH , Dir , (Admn.) 

para 3 ( i ) 
" ( i ) To review the progress achieved in the mat 

ter of rural electrification in the States of 
MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 

Assam , Bihar , Manipur, Meghalaya , Naga 
(DEPARTMENT OF TOURISM ) 

land , Orissa , Tripura and West Bengal and 

the Union Territories of Arunachal Pradesh 
New Delhi, the 27th March 1974 

and Mizoram ; " 
RESOLUTION 
No . 5 - THL ( TF ) / 72 , -- To provide the Hotel Industry 
in the Country with a specialised source of financial assis 

ORDER 
tance in the form of intercst bearing loans for the construc 
tion of hotels of the requisite standard , and for the renova 

ORDERED that copies of the Resolution be sent to the 
tion , expansion and improvement of existing hotels on the State Governments of Assam , Bihar, Manipur , Meghalaya , 
approved list of the Department of Tourism , a Hotel De Nagaland , Orissa , Tripura and West Bengal and the Union 
velopment Loan Scheme was notified vide Resolution No . Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram for infor 
5 - THL ( 35 ) /67 dated the 19th April , 1968 in the Govern mation , 
mert of India Gazette No . 18 dated the 4th May , 1968 . 
It has been decided to transfer the work relating to this 

ORDERED also that the Resolution be published in 
scheme to the Industrial Finance Corporation of India 

the Gazette of India . 
with effect from 11th January , 1974 . 

C . C . PATEL , Additional Secy . 


PRINTED HY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , PARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974 


